रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 96 


REGD. NO. D.L.-33004/96 


REGD . NO . D . L . - 33 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


SECRETARIA I LITER 


RAMA 


भाग I - खण्डा 
PARTI - Section I 


Horrn. . . . 


GOV OG IN 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


OF INDIA 


सं० 210 ] 
No. 210 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 11 , 1996 / अग्रहायण 20, 1918 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 11 , 1996/ AGRAHAYANA 20, 1918 


1 . 


कल्याण मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1996 
सं . 12011 / 44 / 96 - बी. सी. सी. - भारत सरकार ने, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ) के दिनांक 
8 सितम्बर , 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना ( एस. सी. टी. ) द्वारा सिविल पदों और केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में रिक्तियों 
का 27 % आरक्षित किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे । इस संबंध में 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य सूची 
कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर , 1993 के संकल्प संख्या 12011/ 68 /93 - बी . सी . सी . ( सी . ), 19 अक्तूबर , 1994 के संकल्प संख्या 
12011/9 /94 - बी . सी . सी ., 24 मई, 1995 के संकल्प संख्या 12011 / 7/95 - बी सी सी तथा 9 मार्च, 1996 के संकल्प संख्या 12017/96/ 94 - बी सी सी द्वारा 
अधिसूचित की गई है । 

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन अन्यपिछड़े वर्गों की केन्द्रीय 
सूची में अधिक शामिल किए जाने तथा कम शामिल किए जाने की शिकायतों तथा शामिल करने के अनुरोधों को स्वीकार करने /जांच करने तथा सिफारिश 
करने के लिए की गई । 

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब निम्नलिखित राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल/ संशोधित किए जाने के 
लिए जातियों /समुदायों ( उप जातियों /समनार्थी) नामों की सिफारिश की है : 

1. बिहार 
2. गोवा 
3. गुजरात 
4 . हरियाणा 
5. उड़ीसा 
6. उत्तर प्रदेश 

7. पश्चिम बंगाल 
सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा यह निर्धारित किया है कि उपरोक्त राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची 
में संलग्न शामिल/ संशोधित वर्गों को अधिसूचित किया जाए । 


3059 GI / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I _ SEC . I] 
शामिल किए गए/ संशोधित वर्गों को इस संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा । 

एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव 

अनुबंध 
निम्नलिखित राज्यों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/ संशोधन कराना 
1. बिहार 
2. गोवा 
3. गुजरात 
4. हरियाणा 
5. उड़ीसा 
6 . उत्तर प्रदेश 
7. पश्चिम बंगाल 


राज्य : हरियाणा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उपजातियों / पर्यायों सहित) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 
26, गवाला, गोवाला 


61. नट ( उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में 

पहले शामिल हैं ) 
62 . रायगर ( उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में 

पहले से शामिल हैं ) 
63 . भाटु/चाटु 

बाडी/ बाडडुन 
राहमारी 

गवाला, गोवाला, अहीर/ यादव 
66. लोध/ लोधा 
67. मेओ 
68. गुज्जर 
30 . झांगरा, ब्राहमण, जांगरा ब्राहमण, अथवा जांगिद ब्राहमण खाती , रामगढ़िया 


शून्य 


शून्य 
शून्य 
30 . झांगरा, ब्राहमण, जांगरा ब्राहमण 
अथवा जांगिद ब्राहमण खाती , 


शून्य 


69 . 


सैनी 


राज्य : बिहार : अन्य पिछड़े वगों की केन्द्रीय सूची 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों / समुदायों ( उपजातियों/पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 


क्रम सं . 


1. 


शून्य 


123. डांगी 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राज्य : गोवा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची: 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों / समुदायों ( उपजातियों/पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 


क्रम सं . 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


4 . धोबी, रजक , मडवल ( ईसाई धोषियों सहित ) 
5. नाहवी, नाई, नाभिक, नायित, महाली 
6. कोली/ खारवी ( ईसाई खारवी सहित ) 
7 . नाथजोगी 
8 . गोसावी 


शून्य 


राज्य : गुजरात : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची: 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उप जातियों और पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 


क्रम सं . 


वालांद नायी ( हिन्दू) हजाम ( मुस्लिम ) 


73 . वालांद नायी ( हिन्दू ) हजाम ( मुस्लिम ), खलीफा ( मुस्लिम ), बाबर 

( हिन्दू ) 
80 . पखाली 


शून्य 


क्रम सं . 


राज्य : उत्तर प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची: 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों / समुदायों ( उप जातिdऔर पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 
17 . चिकवा ( कासाब ) 

17. चिकवा, क्युसाध , धाक 
37 . भूरजी अथवा भड़भूजा, भड़भूजा 37 . भूरजी , भड़भूजा, भड़भून्जा , भूज , कान्दु 
47 . रंग्रेज 

47 . रंग्रेज, रंगवा 
53. हज्जाम ( नाई ) 

53 . हज्जाम ( नाई ) , सलमान नाई 


राग्य : पश्चिम बंगाल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची: 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उपजातियों और पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 


क्रम सं. 


शून्य 


15. नागर ( इसमें आप्रवासी मैथिली ब्राहमण तथा अन्य राज्यों से आप्रवासी 

नागर शामिल नहीं है जो ब्राह्मण तथा बनिया हैं ) 
16. कारानी 


शून्य 


शून्य 


17. 


राजू 


शून्य 


18. केओरी/ कोइरी 


शून्य 


19. साराक 


शून्य 


20 . कोस्ता/ कोस्था 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I --- SEC . I ] 


शून्य 


राज्य : उड़ीसा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची: 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उपजातियों /पर्यायों सहित ) के नाम । 
पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 

176. सरका/ सरका तांती 
शून्य 

177 . चासा ( चासा नामक यह प्रविष्टि उड़ीसा राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की 

सूची में प्रविष्टि संख्या 27 पर " चासा " के अनुरूप है ) 

178 , पतारा/ पत्रा 
43 . गोला, गोल्ला, गोप, सदगोप , 43 . गोला, गोल्ला, गोप , सदगोप , अहीर, गौर , गौडा, गौडो, मेकाला गोला, 
अहीर, गौर, गोंडा, गौडो , मेकाला, 

पुन्नु गौला, यादव , लक्ष्मीनारायण गोला और गोंडिया गोला । 
गौला, पुन्नु , गौला, यादव । 

179 . कुरमी , कुरमा चासा, कुडमी, कुडमा, कुरमा , कुरमी , महतो, कुरमी 

क्षत्रिय, कुरमी, कुडुमी क्षत्रिय । 


সুশ 


शून्य 


MINISTRY OF WELFARE 

RESOLUTION 

New Delhi, the 6th December , 1996 
No. 12011 / 44/ 96 - BCC.- - The Government of India, vide the Ministry of Personnel , Public Grievances and Pension 
( Department of Personnel and Training ) O . M . No. 36012/ 22/ 93 - Estt . ( SCT), dated the 8th September , 1993, have reserved 
27 % of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour 
of the other Backward Classes (OBCs) . In this regard the common list in respect of 25 States/UTs have been notified vide 
Ministry ofWelfare Resolutions No. 12011/68/ 93 -BCC ( C ) dated the 10th September, 1993 , No. 12011/ 9 / 94 -BCC dated the 
19th October, 1994 and No. 12011/7 / 95 -BCC dated the 24th May , 1995 and No . 12011 /96 /94 -BCC dated the 9th March , 
1996. 

2 . The National Commission for Backward Classes was set up under the provision of the National Commission for 
Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over 
inclusion and under -inclusion in the Central list of Other Backward Classes. 

3. The National Commission for Backward Classes have now recommended names of castes/communities (includ 
ing sub - castes/ synonyms ) for inclusion/ amendment in the Central Lists of OBCs in respect of the following States : - - 
1 . Bihar 

5 . Orissa 
2. Goa 

6 . Uttar Pradesh 
3. Gujarat 

7. West Bengal 
4 . Haryana 
The Government have accepted the recommendations of the Commission and have decided to notify annexed inclu 
sions/ amendments in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States. These inclusions/amendments shall take effect 
from the date of issue of this Resolution . 


M . S . AHMAD , Jt . Secy . 


. 


. 


. 


. 


Annexure 
Inclusion / Amendment in the Central List of other Backward Classes (OBCs ) in respect of following States : 
1 . Bihar 

5 . Orissa 
2. Goa 

6 . Uttar Pradesh 
3 . Gujarat 

7 . West Bengal 
4. Haryana 


[ HT I - W 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


State : BIHAR : Central List of OBCs 
Name of Castes/Communities including sub -castes/synonyms) in the Central List of OBCS 


Old entry 


New entry 


S . No. 

1. 


Nil 


123 .Dangi 


S . No. 


State : GOA : Central List of OBCs 
Name of Castes /Communities ( including sub -castes/ synonyms) in the Central List ofOBCs 
Old entry 

New entry 
Nil 

Dhobi, Rajak , Madval ( including Christian Dhobies) 
Nil 

Nhavi, Nai, Nabhik , Napit, Mahalo . 
Nil 

Koli,Kharvi ( including Christian Kharvi). 
Nathjogi 
Gosavi 


Nii 


Nil 


State : GUJARAT : Central List of OBCs 
Name of Castes/ Communities ( including sub -castes/ synonyms) in the Central List of OBCs 


S . No . 


Old entry 


New entry 


73. Valand , Nayi (Hindu) 

Hajam (Muslim ) 
Nil 


Valand, Nayi (Hindu ),Hajam (Muslim ), Khalipha 
(Muslim ), Babar (Hindu ). 
Pakhali. 


State : HARYANA : Central List of OBCs 
Name of Castes/Communities ( including sub -castes/ synonyms) in the Central List of OBCs 


S . No. 


Old entry 


New entry 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 
26 . Gawala , Gowala 
Nil 
Nil 
Nil 
30 . Jhangra - Brahman or 

Jangra Brahman or 
Jangid Brahman , Khati 


Nat (other than those who are already included in the 
list of Scheduled Castes for Haryana ) . 
Raigar (other than those who already included in the 
List of Scheduled Castes for Haryana ). 
Bhattu /Chattu . 
Badi Baddon . 
Rahabari. 
Gawala , Gowala , Ahir / Yadav. 
Lodh /Lodha . 
Meo . 
Gujjar. 
Jhangra - Brahman , Jangra - Brahman or 
Jangid Brahman , Khati, Ramgarhia . 


11. 


Nil 


69, 


Saini 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART ISec . 1] 


State : ORISSA : Central List ofOBCs 
Name of Castes /Communities ( including sub -castes/ synonyms) in the Central List of OBCs 


S . No. 


Old ontry 


New entry 


Nil 
Nil 


176 . 
177 . 


Nil 


178 . 


43 . 


43. Gola , Golla , Gope, Sadgope, 

Ahir, Gour, Gouda, Goudo , 

Mekala , Golla , Punnu Golla , Yadav 
Nil 


Saraka /Saraka Tanti. 
Chasa ( This entry of Chasa is meant to conform to entry 
No. 27 Chasa in Orissa State OBC List). 
Patara /Patra . 
Gola , Golla , Gope , Sadgope, Ahir , Gour, Gouda, 
Goudo, Mokala Golla , Punnu Golla , Yadav , 
Laxminarayan Gola and Goudia Gola . 
Kurmi, Kurma Chasa, Kudumi, Kuduma, Kurma, 
KurmiMahto , Kurmi Khetriya , Kurumi, Kudumi 
Kshyatriya. 


179 , 


S . No. 


State : UTTAR PRADESH : CentralList of OBCs 
Name of Castes /Communities including sub-castes /synonyms) in the Central List of OBCs 
Old entry 

New entry 
17. Chikwa (Kassab) 

17 . Chikwa, Qassab , Chak. - 
37. Bhurji or Bharbhuja, Bharthunuja 

Bhurji, Bharbhuja, Bharbhunja , Bhooj, Kandu . 
47 . Rangaz 

Rangrez , Rangwa 
53. Hajjam (Nai) 

53. Hajjam (Nai ) , Salmani, Nai. 


37 . 


3 . 


State : WEST BENGAL : Central List ofOBCs 
Name of Castes/ Communities ( including sub -castes/synonyms) in the Central List of OBCs 


S . No. 


Old entry 


New entry 


et 


1. 


Nil 


Nil 


Nagar ( This does not include immigrantMaithili 
Brahmins and immigrant Nagars from other States 
who are Brahmins and Baniyas). 
Karani. 
Raju . 
Keori/Koiri. 
Sarak . 
Kosta Kostha . 


Nil 


Nil 


dm&no 


Nil 


Nil 


Printed by tho Managor, Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapur , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — - 1996 


